Sm 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


12 आषाढ़ , 1940 ( श० ) 
3 जुलाई , 2018 ( ई० ) 


संख्या - 642 


राँची, मंगलवार 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग । 


अधिसूचना 
26 जून , 2018 ई० । 


संख्या- रा मा आ०- 02 - 09 / 2018-3564 -- मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 ( संशोधित 2006 ) 
की धारा 25 (1) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय राज्यपाल महोदया के आदेशानुसार अगले 
अध्यक्ष, राज्य मानवाधिकार आयोग के नियुक्ति होने तक की कालावधि के लिये तत्कालिक प्रभाव से 
वर्तमान में कार्यरत सदस्य , श्री एस०के० सतपथी, राज्य मानवाधिकार आयोग, झारखण्ड को अध्यक्ष राज्य 
मानवाधिकार आयोग के रूप में कार्यकारी रूप से कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


भगवान दास , 
सरकार के विशेष सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 642 -- 50 


